निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 426 ) 


30 वैशाख 1936 ( AO ) 
पटना, मंगलवार, 20 मई 2014 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

20 मई 2014 
सं0 बी1- 3 - 66 / 2014-62 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा - 74 के उपबंधों के अनुसरण में बिहार 
विधान सभा उप–निर्वाचन , 2014 के अवसर पर 20- चिरैया , 55 – कोचाधामन, 57 – बायसी, 112– महराजगंज एवं 145 – साहेबपुर कमाल विधान 
सभा निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की अधिसूचना, जिसमें निर्वाचित सदस्यों के नाम हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की 
जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
हुसैन यूसुफ रिज़वी, 

संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 मई 2014 

निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 
20 मई 2014 


सं0 बी1 - 3 - 66 / 2014 - 61 — यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43 ) की धारा - 16 के अधीन निर्गत अधिसूचना 
के अनुसरण में बिहार राज्य की विधान सभा में 20-चिरैया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह, 
55 - कोचाधामन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री अखतरूल ईमान, 57 - बायसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित 
सदस्य श्री संतोष कुमार , 145 - साहेबपुर कमाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्रीमती परवीन अमानुल्लाह द्वारा त्याग पत्र 
दिये जाने के परिणामस्वरूप एवं 112 - महराजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री दामोदर सिंह की मृत्यु हो जाने के 
परिणामस्वरूप बिहार विधान सभा के 5 ( पाँच ) रिक्त स्थानों को भरने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन हो चुका है । 

इसलिए , अब उक्त अधिनियम की धारा -74 के अनुसरण में बिहार विधान सभा के उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों के 
नाम को अधिसूचित किया जाता है : 
क्रमांक / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचित सदस्य का नाम 

सम्बद्ध दल 
संख्या एवं नाम 

( यदि कोई हो ) 
20 - चिरैया लक्ष्मी नारायण प्र0 यादव 

राष्ट्रीय जनता दल 
| 55 - कोचाधामन 

मुजाहिद आलम 

जनता दल ( यूनाइटेड ) 
| 57 - बायसी 

अब्दुस सुबहान 

राष्ट्रीय जनता दल 


112 – महराजगंज 


कुमार देव रंजन सिंह 


भारतीय जनता पार्टी 


| 145 - साहेबपुर कमाल 


श्रीनारायण यादव 


राष्ट्रीय जनता दल 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से और नाम पर, 

हुसैन यूसुफ रिज़वी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


ELECTION DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


The 20th May, 2014 
No . B1 - 3 - 66/ 2014 - 61 - Whereas election has been held in pursuance of notification 
issued under section 16 of the Representation of People Act, 1951 ( 43 of 1951) for the 
purpose of filling the 5 (Five ) seats in the Legislative Assembly in the state of Bihar due to 
resignation of Sh . Avaneesh Kumar Singh elected from 20 -Chiraia Assembly Constituency , 
Sh . Akhtarul Iman elected from 55 -Kochadhaman Assembly Constituency , Sh . Santosh 
Kumar elected from 57 -Baisi Assembly Constituency, Smt. Parvin Amanullah elected from 
145 - Sahebpur Kamal Assembly Constituency and due to death of Sh . Damodar Singh 


PER JGTC ( 31HTERUT), 20 HS 2014 


elected from 112-Maharajganj Assembly Constituency of Bihar Legislative Assembly 
Constituency. 

Now , therefore , in pursuance of section 74 of the said Act, the names of members , 


elected from above Assembly Constituencies for Bihar Legislative Assembly Constituency 


are hereby notified : 

No . & Name of 


Sl. 


Name of Elected Member 


Party Affiliation 


No . 


(if any ) 


Assembly 
Constituency 


20 -Chiraia 


LaxmiNarayan Pd. Yadav 


Rashtriya Janata Dal 


55 - Kochadhaman 


Mujahid Alam 


Janata Dal (United ) 


3 


4 
5 


57 -Baisi 
112-Maharajganj 
145- Sahebpur Kamal 


Abdus Subhan 

Rashtriya Janata Dal 
Kumar Deo Ranjan Singh Bharatiya Janata Party 
Shrinarayan Yadav Rashtriya Janata Dal 
By order and in the name of the Governor of Bihar , 

HUSSAIN YOUSUF RIZVI, 
Joint Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JHT (37HTERUT) 426-571+ 300 - STOTOUTOT 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


